निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 पौष 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 1209) पटना , वृहस्पतिवार , 27 दिसम्बर 2018 


सं0 ICDSICDS/ 30030 /14-2018-5868 

समाज कल्याण विभाग 
( आई. सी. डी. एस . निदेशालय ) 


संकल्प 

24 दिसम्बर 2018 
विषय :- भारत सरकार के पत्र सं0 -11- 36/ 2016-CDCD.I दिनांक 20.09. 2018 के आलोक में दिनांक 

01 .10. 2018 के प्रभाव से सामान्य ऑगनबाड़ी केन्द्र की सेविकाओं को 3000 रू0 ( तीन हजार रू0 ) 
के स्थान पर 4500 . 00 रू0 ( चार हजार पाँच सौ रू0), मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र की सेविकाओं को 
2250 रू0 ( दो हजार दो सौ पचास रू0 ) के स्थान पर 3500 .00 रू0 ( तीन हजार पाँच सौ रू0 ) एवं 
सहायिकाओं को 1500 रू0 ( एक हजार पांच सौ रू0) के स्थान पर 2250. 00 रू0 ( दो हजार दो सौ 
पचास रू0 ) प्रतिमाह मानदेय का दर निर्धारण करने तथा नियमित एवं सुचारू रूप से केंद्र संचालन 
करने पर सहायिका को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 250 . 00 रू0 ( दो सौ पचास रू0 ) प्रति माह देने 
तथा इसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2018 -19 में राज्यांश मद से अतिरिक्त व्यय भार कुल रू0 
5558.03 लाख (पचपन करोड़ अंठावन लाख तीन हजार) की स्वीकृति । 

भारत सरकार के पत्र संख्या -11 -36/ 2016 -CDCD.I दिनांक 20. 09. 2018 द्वारा दिनांक 01.10. 2018 
के प्रभाव से ऑगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय की दर में बढोतरी किया गया है । ऑगनबाड़ी 
सेवाएँ योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर ऑगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती 
एवं शिशुवती महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना तथा 
कुपोषण से बचाव करना है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 27 दिसम्बर 2018 
ऑगनबाड़ी सेवाएँ अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को 
समेकित रूप से 6 सेवाएँ यथा - पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भ सेवाएँ , प्रतिरक्षीकरण , स्कूल पूर्व शिक्षा 
एवं पोषाहार स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है। उक्त छ: सेवाओं के कार्यान्वयन का केन्द्र बिन्दु 
ऑगनबाड़ी केन्द्र होता है, जिसका संचालन ऑगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका द्वारा किया जाता है । सम्प्रति 

कास परियोजनाओं में 107603 सामान्य ऑगनबाडी केन्द्र एवं 7115 मिनी ऑगनबाडी 
केन्द्र स्वीकृत है । प्रत्येक सामान्य ऑगनबाड़ी केन्द्र पर एक ऑगनबाड़ी सेविका एवं एक ऑगनबाड़ी सहायिका 
का पद स्वीकृत है, जबकि मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र में मात्र एक ऑगनबाड़ी सेविका का पद स्वीकृत है । 

ऑगनबाड़ी सेवाएँ केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जिस पर मानदेय मद में होने वाले व्यय का 60 
प्रतिशत भारत सरकार दवारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार दवारा वहन किया जाता है । इसके अतिरिक्त 
राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत राज्य भत्ता ( शत प्रतिशत राज्य योजना ) का वहन किया जाता है । 

ऑगनबाड़ी सेवाएँ योजना के अंतर्गत वर्तमान में भारत सरकार द्वारा सामान्य ऑगनबाड़ी केन्द्र की 
सेविकाओं को 3000.00 रू0 , मिनी ऑगनबाडी केन्द्र की सेविकाओं को 2250 . 00 रू0 एवं सहायिकाओं को 
1500. 00 रू0 प्रतिमाह मानदेय का दर निर्धारित है । भारत सरकार के पत्र सं0- 11 - 36/ 2016 -CDCD.I दिनांक 
20 .09.2018 द्वारा दिनांक 01. 10. 2018 के प्रभाव से सामान्य ऑगनबाड़ी केन्द्र की सेविकाओं को 4500.00 
रू0 , मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र की सेविकाओं को 3500 .00 रू0 एवं ऑगनबाड़ी सहायिकाओं को 2250. 00 रू0 
प्रतिमाह मानदेय का दर निर्धारित किया गया है तथा वैसी ऑगनबाड़ी सहायिका जो केन्द्र का संचालन 
नियमित तथा सही रूप से करती है , उन्हें 250 .00 रू0 प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दिया जाना है । 

वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऑगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के मानदेय मद में (02 01) राशि की 
निकासी एवं व्ययन मॉग संख्या- 51 के अधीन समाज कल्याण विभाग के विपत्र कोड- केन्द्रांश- 51 
2235021020222 एवं राज्यांश -51- 2235021020322 के अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद से विकलनीय 
होगा । 

संचिका संख्या - ICDSICDS/ 30030 / 14- 2018 पृष्ठ संख्या 20/टिO पर दिनांक 18; 12;2018 को 
मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के पत्र सं0- 11- 36 / 2016-CDCD.I दिनांक 20 . 09 . 2018 के आलोक में 
दिनांक 01. 10. 2018 के प्रभाव से सामान्य ऑगनबाड़ी केन्द्र की सेविकाओं को 3000 रू0 ( तीन हजार रू0 ) के 
स्थान पर 4500.00 रू0 ( चार हजार पाँच सौ रू0), मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र की सेविकाओं को 2250 रू0 ( दो 
हजार दो सौ पचास रू0 ) के स्थान पर 3500. 00 रू0 ( तीन हजार पाँच सौ रू0) एवं ऑगनबाड़ी केन्द्र की 
सहायिकाओं को 1500 रू0 ( एक हजार पांच सौ रू0 ) के स्थान पर 2250. 00 रू0 ( दो हजार दो सौ पचास 
रू0 ) प्रतिमाह मानदेय का दर निर्धारण करने तथा नियमित एवं सुचारू रूप से केंद्र संचालन करने पर 
सहायिका को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 250 .00 रू0 ( दो सौ पचास रू0 ) प्रति माह देने तथा इसके फलस्वरूप 
वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्यांश मद से अतिरिक्त व्यय भार कुल रू0 5558.03 लाख ( पचपन करोड़ 
अंठावन लाख तीन हजार) की स्वीकृति प्रदान की गयी है । 


विश्वासभाजन 

विजय रंजन , 
संयुक्त निदेशक (मु०) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1209- 571 + 1000 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic .in 


